निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार 


गजट 
सरकार द्वारा प्रकाशित 


बिहार 


पृष्ठ 


18 आषाढ़ 1936 ( श ० ) 
संख्या 28 पटना , बुधवार , 

9 जुलाई 2014 (ई ० ) 
विषय - सूची 
पृष्ठ 

भाग -5 — बिहार विधान मंडल में पुरःस्थापित 
भाग-1 — नियुक्ति , पदस्थापन , बदली, शक्ति , छुट्टी और 
अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं । 

2-5 

विधेयक , उक्त विधान मंडल में 

उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले 
भाग -1 - क — स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के 

प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त 
आदेश। 

विधान मंडल में पुर :स्थापन के पूर्व 
भाग -1- ख – मैट्रीकुलेशन , आई 0 ए0 , आई0 एससी0 , 

प्रकाशित विधेयक । 
बी ० ए ० , बी ० एससी० , एम ए ० , 

भाग- 7 - संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की 
एम ० एससी० , लॉ भाग -1 और 2 . 

ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है । 
एम 0 बी 0 बी 0 एस0, बी ० एस ० ई ० , डीपO- इन 
एड 0 , एम 0 एस 0 और मुख्तारी परीक्षाओं 

भाग- 8 – भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक , 
के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान , 

संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के 
आदि । 

प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर 

समितियों के प्रतिवेदन और संसद में 
भाग -1- ग —शिक्षा संबंधी सूचनाएं , परीक्षाफल आदि 

पुर: स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 
भाग- 2 — बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा 

भाग - 9 - विज्ञापन 
निकाले गये विनियम, आदेश. 
अधिसूचनाएं और नियम आदि । 

6-7 भाग- 9- क — वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 


--- 


भाग- 3 — भारत सरकार , पश्चिम बंगाल सरकार और 

उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं 

और नियम, भारत गजट और राज्य 
गजटों के उद्धरण । 


भाग -9 - ख - निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , 

न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण 
सूचनाएं इत्यादि । 


8-8 


पूरक 


भाग -4 बिहार अधिनियम 


पूरक - क 


--- 


2 


बिहार गजट , 9 जुलाई 2014 


भाग -1 
नियुक्ति , पदस्थापन , बदली, शक्ति , छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएं 


विधि विभाग 


अधिसूचनाएं 

4 जून 2014 
एस0 ओ0 349 , दिनांक 9 जुलाई 2014 - नोटरीज अधिनियम , 1952 (53 of 1952 ) की धारा -5 (2 ) के द्वारा 
प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार - राज्यपाल नोटरीज अधिनियम , 1952 (53 of 1952 ) की धारा -3 और नोटरीज 
नियमावली, 1956 ( यथा संशोधित ) के नियम -8 के उप-नियम (4 ) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या 
4543 / जे0 , दिनांक 25.08.86 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक , श्री अखौरी धर्मनाथ सहाय , जिनका नोटरीज पंजी के 
अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है , को दिनांक 25.08.98 से 24.08.01 तक लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के 
लिए प्राधिकृत करते हैं । 
लेख्य प्रमाणक के आवासीय एवं लेख्य प्रमाणक पंजी अहर्ता जिस क्षेत्र में व्यवसाय अभ्युक्ति 
व्यवसायिक पता में नाम अंकित होने 

करने के लिए प्राधिकृत 
की तिथि । 

किया गया है । 


नाम 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


श्री अखौरी 


25.08.86 


अधिवक्ता, 
नोटरी , सिविल कोर्ट , 

छपरा । 


बी ० ए ० 
बी ० एल ० 


सारण जिलान्तर्गत छपरा 

अनुमंडल 


धर्मनाथ सहाय 


सारण , 


( सं0 सं 0- ए0/ ए0 बी0-31/85/ 3440/ जे0 ) 
बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

उज्ज्वल कुमार दुबे , 
संयुक्त सचिव - सह - अपर विधि परामर्शी, बिहार । 


4 जून 2014 
एस 0 ओ 0 350 एस 0 ओ 0 349, दिनांक 2 जुलाई 2014 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के 
प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है , जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3 ) के अधीन अंग्रेजी 
भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा । 

( सं0 सं 0 - ए0/ ए0 बी0-31/85/ 3440/ 50 ) 
बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

उज्ज्वल कुमार दुबे , 
संयुक्त सचिव - सह - अपर विधि परामर्शी, बिहार । 


The 4th June 2014 
S.O. 349 , dated 9th July 2014 — In exercise of the powers conferred by section -5 ( 2 ) of the 
Notaries Act, 1952 (53 of 1952 ), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Akhauri 
Dharmanath Sahay and whose detail according to Notary Register is given below , the Notary 
appointed under section - 3 of the Notaries, Act, 1952 ( 1953 of 1952 ) and sub -rule ( 4 ) of Rule -8 
of the Notaries Rules, 1956 ( As Amended ) by the State Government in Law Department 
Notification No. 4543/J dated 25.08.86 to practice as notary again for the period 25.08.98 to 
24.08.01 . 


बिहार गजट , 9 जुलाई 2014 


3 


Name of 
Notary 


Residental/ 
professional 

address 


1 
Shri 
Akhauri 
Dharmanath 
Sahay 


2 
Advocate , Notary 
Civil Court, Chapra 

( Saran) 


Date of which the Qualification Area in which Remarks 
name of the Notary 

Notary to 
has been entered in 

practice 
the Register. 
3 

4 

5 

6 
25.08.86 

B.A 

Chapra 
B.L 

Sub - division 
Under Saran 

District 
( File no .-A/ AB- 31 / 85 / 3440 / J ) 
By order of the Governor of Bihar , 

UJJWAL KUMAR DUBEY , 
Joint Secretary to the Government of Bihar- cum - Additional 

Legal Remembrancer, Bihar (Competent Authority ). 


10 जून 2014 
एस 0 ओ0 351 , दिनांक 9 जुलाई 2014 - नोटरीज अधिनियम , 1952 (53 of 1952 ) की धारा -10 के अधीन प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, श्री अखौरी धर्मनाथ सहाय , नोटरी , छपरा ( सारण ) का नाम, जिनकी 
नियुक्ति नोटरी के रूप में विधि विभाग की अधिसूचना ज्ञाप सं0-4543जे 0 , दिनांक -25.08.86 द्वारा की गयी थी , नोटरीज 
अधिनियम , 1952 ( 53 of 1952 ) की धारा-4 के अन्तर्गत नोटरियों के लिये संधारित नोटरी पंजी से तत्काल प्रभाव से 
हटाने का आदेश देते है । 

( सं 0 सं 0 - ए0/ ए0 बी0-31/ 85/ 3537/ जे0 ) 
बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

उज्ज्वल कुमार दुबे , 
संयुक्त सचिव - सह - अपर विधि परामर्शी, बिहार । 


10 जून 2014 
एस0 ओ0 352 , एस 0 ओ0 351 , दिनांक 9 जुलाई 2014 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद 
बिहार - राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता 

किया जाता है जो भारतीय संविधान के 
अनुच्छेद -348 के खण्ड (3 ) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा । 

( सं 0 सं 0 - ए0/ ए0बी0-31/ 85 / 3537/ जे 0 ) 
बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

उज्ज्वल कुमार दुबे , 
संयुक्त सचिव - सह - अपर विधि परामर्शी, बिहार । 


The 10th June 2014 
S.O. 351, dated 9th July 2014 — In exercise of the powers conferred under Section - 10 of the 
Notaries Act, 1952 (53 of 1952 ), the Governor of Bihar is pleased to remove the name of Sri Akhauri 
Dharmanath Sahay Notary Public, Chapra whose appointment had been made as notary under Law 
Department s Notification memo no.4543/J_dated -25.08.86 fromthe notary register maintained for 
Notaries under Section - 4 of the Notaries Act , 1952. 

( File No.- A/ AB- 31/85/ 3537/ J ) 
By order of the Governor of Bihar, 

UJJWAL KUMAR DUBEY , 
Joint Secretary to the Government of Bihar-cum - Additional 

Legal Remembrancer, Bihar (Competent Authority ) . 


4 


बिहार गजट , 9 जुलाई 2014 


वाणिज्य कर विभाग 


अधिसूचनाएं 

23 जून 2014 
सं ० 6 / नि 0प्रति 0नि0-01-01 / 2014-2871 वा 0 कर - तृतीय बिहार वित्त सेवा ( सीमित) प्रतियोगिता परीक्षा (विज्ञापन 
सं0-14 / 2010) के आधार पर बिहार लोक सेवा आयोग , पटना के पत्रांक -207 दिनांक 26.12.2013 द्वारा बिहार वित्त सेवा के 
लिए अनुशंसित अभ्यर्थियों के विरूद्ध विभागीय अधिसूचना संख्या -2074 दिनांक 25.04.2014 एवं अधिसूचना संख्या 2502 
दिनांक 28.05.14 द्वारा नियुक्त अभ्यर्थियों द्वारा उनके नाम के सामने कॉलम -5 में अंकित वाणिज्य कर विभाग , मुख्यालय, 
बिहार, पटना में दिये गये योगदान की तिथि से वेतनमान् 9300-34800 + ग्रेड पे 5400 में बिहार वित्त सेवा संवर्ग के अन्तर्गत 
वाणिज्य कर पदाधिकारी ( परीक्ष्यमान ) के पद पर योगदान स्वीकृत किया जाता है : 

उम्मीदवारों का नाम वरीयता क्रमांक / रौल नं 0 योगदान की तिथि 
सं 0 


क्र ० 


1 


3 


4 


5 


1 


1/300914 


30.04.2014 


श्री दिलीप कुमार साह 
श्री राजेश कुमार 


2 


2/300855 


29.04.2014 


3 


श्री उदय शंकर मिश्र 


3/300066 


29.04.2014 


4 


4/300123 


21.05.2014 


5 


श्री प्रवीण 

कुमार 
श्री सुनील कुमार सिंह 
श्री प्रमोद चौधरी 


5/301322 


09.05.2014 


6 


6/301491 


06.05.2014 


7 


7/300974 


06.05.2014 


8 


श्री मनोज 

कुमार 

कर्ण 
श्री रोहिणी 

कुमार 

मिश्र 
श्री प्रेम चन्द भारती 


8/301461 


30.04.2014 


9 


9/300713 


07.05.2014 


10 


10/300964 


21.05.2014 


श्री राजन कुमार श्रीवास्तव 
श्री अवधेश सिंह 


11 


11/301102 


09.05.2014 (अपराह्न) 


12 


श्री विनय कुमार ठाकुर 


12/301564 


27.05.2014 


13 


श्री दया शंकर सिंह 


13/301210 


29.04.2014 


14 


श्री बलराम प्रसाद 


14/301385 


06.05.2014 


15 


श्री शंकर चौधरी 


15/301283 


09.05.2014 


16 


श्री मनोज कुमार 


16/301652 


07.05.2014 


17 


श्री संतोष कुमार गुप्ता 


17/300455 


09.05.2014 


18 


18/301130 


07.05.2014 


श्री धर्मदेव 

कुमार 
श्री शिव नारायण पासवान 


19 


19/301449 


30.04.2014 


20 


मो ० अनवारूल हक 


20/301032 


30.04.2014 


21 


श्री बलदेव चौधरी 


21/301630 


07.05.2014 


22 


श्री संतोष कुमार चौधरी 


22/301516 


22.05.2014 


23 


कुमार गुंजन भारती 


23/300801 


04.06.2014 


24 


श्री ज्ञानी दास 


24/300647 


09.05.2014 


बिहार गजट , 9 जुलाई 2014 


5 


उम्मीदवारों का नाम 


वरीयता क्रमांक / रौल नं 0 


योगदान की तिथि 


क्र ० 
सं ० 


1 


3 


4 


5 


25 


श्री उमेश चन्द्रा 


25/300607 


04.06.2014 (अपराह्न) 


26 


06.05.2014 


श्री उदय कुमार 

26/301220 
2. पूरे प्रशिक्षण अवधि में उक्त परीक्ष्यमान वाणिज्य - कर पदाधिकारी प्रशिक्षण कोषांग मुख्यालय से सम्बद्ध रहेगें एवं 
तद्नुसार उनके वेतनादि का भुगतान वाणिज्य कर विभाग, बिहार , पटना के मुख्यालय से किया जायेगा । 
प्रस्ताव पर वाणिज्य कर आयुक्त - सह - प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
जय प्रकाश ठाकुर, अवर सचिव । 


26 जून 2014 
सं ० 6 / प्रो0-06-03 / 2013-2948 / वा ० कर - श्री शरत चन्द्र , नवप्रोन्नत, वाणिज्य कर सहायक आयुक्त, पटना 
पश्चिमी अंचल , पटना को अगले आदेश तक वाणिज्य कर सहायक आयुक्त , समेकित जाँच चौकी कर्मनाशा, भभुआ के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 
यह आदेश तत्काल प्रभाव से 

लागू होगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 
जय प्रकाश ठाकुर, अवर सचिव । 


मंत्रिमण्डल सचिवालय विभाग 


अधिसूचना 

23 जून 2014 
सं ० सि 0 वि 0 नि 0 ( स्था ) 22 /2011-29 - मंत्रिमण्डल सचिवालय विभाग के अन्तर्गत 
सिविल विमानन निदेशालय में कार्यरत श्री दीपक कुमार सिंह, निदेशक , संचालन - सह - मुख्य 
विमान चालक वितन बैंड - 37400-67000 ग्रेड पे ० 10000 रुपये) को वित्त विभाग 
के राज्यादेश संख्या 1228 दिनांक 04.03.89 , मंत्रिमण्डल सचिवालय विभाग के संकल्प 
संख्या-796 दिनांक 10.05.1990 एवं सिविल विमानन के अधिसूचना संख्या 
दिनांक 07.06.97 के आलोक में निदेशक , संचालन - सह - मुख्य विमान चालक को 
विभागाध्यक्ष घोषित करते 

ही वेतनमान में पदेन विशेष सचिव के रूप में 
पदनामित किया जाता है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेशानुसार, 
ब्रजेश मेहरोत्रा, प्रधान सचिव । 


341 


हुए अपने 


। 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट, 16-571 + 100- डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


6 


बिहार गजट , 9 जुलाई 2014 


भाग-2 


बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम , आदेश , 

अधिसूचनाएं और नियम आदि । 


पत्रांक -6 / नि ० प्रति ०नि०-01-04 / 2013- 2949 

वाणिज्य कर विभाग 


सेवा में , 


महालेखाकार, बिहार, 
वीर चन्द पटेल पथ , 
पटना । 


द्वारा 


वित्त विभाग, बिहार, पटना । 


दिनांक 26 जून 2014 


विषय: 


माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित न्याय निर्णय के आलोक में बिहार वित्त सेवा के मूल 
कोटि वाणिज्य कर पदाधिकारी का एक अधिसंख्य (Supernumerary) पद के सृजन की 
स्वीकृति । 


आदेश : 

स्वीकृत । 
2. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 8467/2013 (SLP No- 31018/ 2011 ) अनुपमा कुमारी 
बनाम बिहार राज्य एवं अन्य से उदभूत में दिनांक 23.09.2013 को पारित न्याय निर्णय के आलोक में अनुपमा कुमारी के लिए 
वेतनमान 9300-34800 + ग्रेड पे 5400 में वाणिज्य कर पदाधिकारी का एक अधिसंख्य ( Supernumerary) पद के सृजन 

के 
प्रस्ताव पर राज्य सरकार द्वारा मंत्रिपरिषद की दिनांक 17/06/2014 की बैठक में स्वीकृति प्रदान की गई है । 

3. उक्त सृजित एक अधिसंख्य (Supernumerary) पद का समायोजन 56 वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए 
उपलब्ध पिछड़े वर्ग की महिला कोटि के रिक्ति से कर लिया जायेगा । 

4. पद सृजन पर होने वाले व्यय का वहन बजट शीर्ष 2040 विक्री व्यापार आदि पर कर, लघु शीर्ष 101 - संग्रहण 
प्रभार उपशीर्ष - 0001 -जिला प्रभार, विपत्र कोड एन 2040001010001 के अंतर्गत गैर योजना मद से किया जाएगा । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
( ह ०)-अस्पष्ट , वाणिज्य कर आयुक्त - सह - सचिव । 


बिहार गजट , 9 जुलाई 2014 


7 


मुख्य अभियंता का कार्यालय 
जल संसाधन विभाग सिवान । 


कार्यालय आदेश 

16 जून 2014 
का 0 आ 0 सं0 1 स्था 0 अनु0-12-103 / 2013-62 - सिवान समाहर्ता- सह - अध्यक्ष जिला अनुकंपा समिति गोपालगंज के 
पत्रांक 1640 / स्था 0 की दिनांक 14.11.13 द्वारा जिला स्तर पर गठित अनुकंपा समिति गोपालगंज की दिनांक 09.10. 
2013 की बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में इस कार्यालय में दिनांक 12.4.2014 को आहुत कम्प्यूटर ज्ञान एवं 
टंकण जाँच परीक्षा जाँच समिति द्वारा ली गई । जाँच समिति से प्राप्त फलाफल में सफल हुए श्री विनय कुमार 
पिता स्व ० श्री राम सिंह , भूतपूर्व अनुसेवक , सारण नहर प्रमडल , भोरे की अनुकंपा के आधार पर वेतनमान 
5200-20200 + ग्रेड पें -1900 रूपये एवं समय - समय पर सरकार द्वारा स्वीकृत भत्ते सहित निम्न वर्गीय लिपिक के पद पर 
नियुक्त किया जाता है । उन्हें आदेश दिया जाता है कि वे अपना योगदान , सारण नहर अंचल सिवान के कार्यालय में 
दिनांक 05.07.2014 तक निश्चित रूप से दें दें अन्यथा उनकी नियुक्ति रद्द समझी जायेगी । यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई है । 

2. अगर इनके नियुक्ति के पूर्व से नियुक्ति के लिए संबंधित पदाधिकारी के अधीन कोई सूची तैयार की गई हो तो 
उनकी वरीयता उक्त सूची में अंकित व्यक्तियों के बाद होगी । 

3. स्व ० श्रीराम सिंह के आश्रित परिवार के सदस्यों का भरण - पोषण का दायित्व विनय कुमार पर होगी । 
उत्तरदायित्व का निर्वाह पूरी तत्परता के साथ नहीं करने पर गंभीर कदाचार माना जायेगा । इसके लिए उनके विरूद्ध 
नियमानुसार कार्रवाई भी की जायेगी । इसके अलावा दायित्व की अवहेलना की संपुष्टि होने पर उनकी परिलब्धियों को एक 
अंश सरकारी सेवक के आश्रित सदस्यों को देने का आदेश सरकार दे सकती है । 

4. नियुक्त पद पर योगदान करते समय उन्हें जिला सिवान के असैनिक शैल्य चिकित्सक का स्वास्थ्य प्रमाण - पत्र 
हर हालत में प्रस्तुत करना होगा । 

5. अगर विनय कुमार की नियुक्ति आरक्षित कोटा से रोस्टर पर हुई हो तो उक्त आरक्षित कोटा के पद को 
अग्रणित कर दिया जायेगा । 

6. योगदान करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता किसी भी परिस्थिति में देय नहीं होगी । 

7. किसी तरह की गलत सूचना अथवा धोखाधड़ी के आधार पर नियुक्ति प्राप्त कर लेने पर उन्हें सेवा से विमुक्त 
कर दिया जायेगा तथा समुचित कार्रवाई नियमानुसार की जायेगी । 

8 अनुकंपा के आधार पर किसी पद पर नियुक्त होने पर उन्हें अनुकंपा का दोबारा लाभ लेते हुए प्रोन्नति अथवा 
संवर्ग परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा । 

9. नियुक्त पद पर योगदान करते समय उन्हें अपनी शैक्षणिक योग्यता का मूल प्रमाण - पत्र एवं वास्तविक जन्म तिथि 
से संबंधित प्रमाण - पत्र मूल में संबंधित पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा तथा उनके द्वारा इनका योगदान स्वीकृत 
किया जायेगा तथा इसकी सूचना तुरत अधोहस्ताक्षरी को दी जायेगी । 

10. योगदान लेने के साथ ही संबंधित पदाधिकारी श्री विनय कुमार, से भरण पोषण पत्र एवं विवाह में तिलक दहेज 
नहीं लेने देने का प्रमाण - पत्र प्राप्त कर लेंगे । 

11. उप - सचिव, वित्त विभाग के पत्र संख्या 1964 दिनांक 31.8.2005 के अनुसार दिनांक 01.09.2005 एवं उसके 
बाद नियुक्त राज्य कर्मियों के लिए अंशदायी पेंशन योजना लागू होगा । 

आदेश से , 
दिनेश कुमार चौधरी, मुख्य अभियंता । 


| 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 16-571 + 20 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


8 


बिहार गजट , 9 जुलाई 2014 


भाग -9 ( ख ) 


निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , न्यायालय , सूचनाएं 

और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि । 


सूचना 
सं ० 1135 — मैं सुनील कुमार निवासी 2 - डी ब्लॉक - बी देवस्थली अपार्टमेंट, राजेन्द्र पथ उत्तरी एस0 के 0 पुरी , 
पोस्ट- पाटलीपुत्रा, थाना एस0 के0 पुरी, पटना –13 (बिहार) शपथ पत्र सं0 1260 तिथि 11.03.2014 द्वारा घोषणा करता हूं 
कि आज दिन से मेरी पुत्री अनुष्का अब अनुष्का कुमार नाम से जाना जाएगा । 


सुनील कुमार । 


No. 1135_I, Sunil Kumar on Behalf of my daughter have changed the name of my 
daughter from Anushka to Anushka Kumar vide affi no 1260 dated 11.03.2014 . 


SUNIL KUMAR . 


No. 1100 — Akash Kumar, S /o Bimal Kumar Upadhyay , R /o K.P Sarkar Road Mithapur, 
Patna now I Will be known as Akash Upadhyay by affidavit no . 7230 , dated 20.5.2014 

AKASH KUMAR . 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 16-571 + 20- डी 0 टी 0 पी 0 । 
Website : http://egazette.bih.nic.in 


